than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

11 वैशाख , 1937 ( श० ) 
संख्या 2 8 9 राँची, शुक्रवार 

1 मई, 2 0 15 ( ई० 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


2 1 अप्रैल, 2015 


संख्या- 13/ वरीय स्था0 पद0-03 / 2013 का0 - 3611-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री मनोज प्रसाद, न्यायायुक्त - सह- पीठासीन पदाधिकारी, मोटर वाहन दुर्घटना दावा 
न्यायाधिकरण , राँची को अगले आदेश तक वरीय संकाय सदस्य , जुडीशियल एकेडमी, झारखण्ड, राँची के 
पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु इनकी सेवा जुडीशियल एकेडमी, झारखण्ड, राँची के प्रशासी निकाय 
को सौंपी जाती है । 


संख्या- 13/ वरीय स्था0 पद0- 03 / 2013 का0 - 3612 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री दीपक नाथ तिवारी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर को अगले आदेश तक 
वरीय संकाय सदस्य, जुडीशियल एकेडमी, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु इनकी 
सेवा जुडीशियल एकेडमी, झारखण्ड, राँची के प्रशासी निकाय को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 1 मई , 20 15 
संख्या- 13/ वरीय स्था0 पद0- 03 / 2013 का0 - 3613-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री अबनी रंजन कुमार सिन्हा, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय , हजारीबाग को अगले 
आदेश तक वरीय विधि परामर्शी- सह अपर सचिव, झारखण्ड उर्जा विकास निगम लिमिटेड, राँची के पद 
पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु इनकी सेवा उर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 13 / वरीय स्था0 पद0-03 / 2013 का0- 3614 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री नवनीत कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गढ़वा को अगले आदेश तक सदस्य 
सचिव, झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकार , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 2 8 9 – 50 | 


